रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


GOIN 


-: 


MYE 


antan 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर 9 , 2016 / अग्रहायण 18 , 1938 
NEW DELHI, FRIDAY , DECEMBER 9, 2016 /AGRAHAYANA 18 , 1938 


सं . 2902] 
No. 2902] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर , 2016 
का . आ . 3691 ( अ). राजमार्ग प्रशासन , राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण ( भूमि और यातायात ) अधिनियम, 2002 
( 2002 का 13) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग) और उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और 
केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से , भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तारीख 5 फरवरी, 2016 की 
अधिसूचना संख्यांक का . आ . 375 ( अ), का . आ . 376 ( अ), का . आ . 378( अ), का . आ . 379 ( अ), का . आ . 380 ( अ), और 
का . आ . 2122( अ ), तारीख 5 अगस्त , 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी 
या करने का लोप किया गया था , उक्त अधिनियम की धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27 और धारा 43 के अधीन मुख्य 
इंजीनियर को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नीचे की सारणी के स्तंभ ( 2 ) में 
विनिर्दिष्ट राज्य लोक निर्माण विभाग को , स्तंभ ( 3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारिता की सीमा के भीतर , 
मुख्य इंजीनियर नियुक्त करता है, अर्थात् : 

सारणी 
क्रम सं . अधिकारी 

राजमार्ग की अधिकारिता की सीमाएं 


( 1 ) 


( 2 ) 


1. 


__ ( 3 ) 
मुख्य अभियंता ( राष्ट्रीय राजमार्ग), अनुरक्षण और विकास के लिए हरियाणा की राज्य सरकार को सौंपे 
लोक निर्माण विभाग ( भवन और | गए ऐसे सभी राष्ट्रीय राजमार्ग के, जो हरियाणा राज्य में स्थित है, 
सड़क ), हरियाणा राज्य सरकार | संपूर्ण भूखंड । 


मुख्य अभियंता, लोक निर्माण , ( सड़क अनुरक्षण और विकास के लिए जम्मू - कश्मीर की राज्य सरकार को 
और भवन ) विभाग , जम्मू , जम्मू - सौंपे गए ऐसे सभी राष्ट्रीय राजमार्ग के, जो जम्मू -कश्मीर राज्य में 
कश्मीर राज्य सरकार 

स्थित है, संपूर्ण भूखंड । 


5678 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


मुख्य अभियंता ( राष्ट्रीय राजमार्ग), | अनुरक्षण और विकास के लिए पंजाब की राज्य सरकार को सौंपे गए 
लोक निर्माण विभाग (भवन और ऐसे सभी राष्ट्रीय राजमार्ग के, जो पंजाब राज्य में स्थित है, संपूर्ण 
सड़क ), पंजाब राज्य सरकार 

TOEI 


[ 91. . TH . T2 .- 11014 /9/2015 - ETH (HTT-4 ) ] 
आदित्य प्रकाश, क्षेत्रीय अधिकारी ( चंडीगढ़ ) और राजमार्ग प्रशासन 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 9th December, 2016 


S.O . 3691(E ). — In exercise of powers conferred by clause (c) of sub -section (1) and sub - section (2) of section 
20 of the Control of National Highways (Land and Traffic ) Act, 2002 (13 of 2003) and in supersession of the 
notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, numbers S.O . 375 (E ), 
S.O . 376(E ), S.O . 378 (E ), S.O . 379 (E ), S.O . 380 (E ) all dated the 5th February, 2016 and S.O . 2122 (E ), dated the 
5th August, 2015 except as respects things done or omitted to be done before such supersession with the approval of the 
Central Government, the Highway Administration hereby appoints the Chief Engineer of the State Public Works 
Department specified in column (2) of the following table to exercise the powers and discharge the functions conferred 
on it under sections 24 ,25 ,26 ,27 and 43 of the said Act, within the limits of jurisdiction specified in the corresponding 
entry in column (3):, namely: - 


TABLE 


S .No. 


Officer 


Limits of jurisdiction of the Highway 


(1) 


(2 ) 


(3 ) 


Enti 


Chief Engineer (National Highways), Entire stretches of all National Highways entrusted to State 
Buildings and Roads Branch Public Works Government of Haryana for maintenance and development as are 
Department, State Government of Haryana situated in the State of Haryana 


Chief Engineer (National Highways), Entire stretches of all National Highways entrusted to State 
Buildings and Roads Branch Public Works Government of Jammu and Kashmir for maintenance and 
Department, State Government of Jammu development as are situated in the State of Jammu and Kashmir 
and Kashmir 


3 


Chief Engineer (National Highways ), Entire stretches of all National Highways entrusted to State 
Buildings and Roads Branch Public Works Government of Punjab for maintenance and development as are 
Department, State Government of Punjab situated in the State of Punjab 


[F . No . NH -11014 /9/2015 -P & M (Part -4 ] 


ADITYA PRAKASH , RegionalOfficer (Chandigarh ) and Highway Administration 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 

ALOK 

Digitally signed by 
ALOK KUMAR 

Date : 2016 . 12 .14 
KUMAR 

15 : 28 :15 + 05 30 


